रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 4717 ] 
No. 4717 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 19102022-239743 

- 


7042 GI / 2022 


CG - DL - E - 19102022-239743 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 19 , 2022 / आश्विन 27 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , OCTOBER 19 , 2022 / ASVINA 27 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 19 अक्तूबर , 2022 

का.आ. 4929 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 962 ( अ ) , दिनांक 03 मार्च 2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में 
Connecting Bypass के कि.मी. 0 से कि.मी. 5.8 ( डीएम कार्यालय , मुरादाबाद ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण 
( चौडा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 30.03.2022 " 
को " द इंडियन एक्सप्रेस ( अंग्रेजी ) " और " दैनिक जागरण ( हिंदी ) " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


1 


राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


2 


3 


4 


LO 


5 


( ) 


6 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में रामपुर का पश्चिमी किनारा- रुद्रपुर खंड उत्तर प्रदेश राज्य में रामपुर शहर को 
दरकिनार करते हुए NH - 24 को NH - 87 के कि.मी. 0 से कि.मी. 5.8 ( डीएम कार्यालय , मुरादाबाद ) के लिए अर्जन की 
जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


1 


240 


32 


तालुक का नाम : मुरादाबाद 

गांव का नाम : बरबारा खास ए . 


389 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


390 


403 


2 


8 


निजी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


3 


निजी 


निजी 


जिले का नाम : मुरादाबाद 


कृषि 


गैर कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


4 


कृषि 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.095 


0.0091 


0.0551 


0.0537 


0.0461 


0.062 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


पातीराम / जीवन / नि . ग्राम , चन्द्रपाल / 
जीवन / नि . ग्राम 


| ( 

| उत्तर प्रदेश सरकार 

( ) 


| श्रीमती रूखसाना बेगम / पत्नी दलवीर / 
नि 0 चमरौआ , जमील पुत्र चाऊ नि ० ग्राम 

बरवारा खास 

0 


जमील / चाऊ / नि . ग्राम , जहीर / चाऊ / 
नि . ग्राम 

0 


( 403 अ ) अब्दुल हादी / छोटे / नि . ग्राम 
( 403 व ) नवीन परती 

0 


इकरार / कल्लू / नि . ग्राम 

| 0 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


17 


गांव का नाम : बरबारा खास मु . 


18 


311 


481 


911 


921 


929 


944 


946 


948 


16 755 


198 


809 


निजी 


सरकारी 


357 Min 


सरकारी 


सरकारी 


निजी 


गांव का नाम : खवडिया भूड ऐ 0 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


गांव का नामः सहरिया 


अन्य 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


गैर कृषि 


गैर कृषि 


गैर कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि / गैर कृषि 


0.0042 


0.049 


0.016 


0.0008 


0.0402 


0.0158 


0.0231 


0.192 


0.1192 


0.0263 


0.004 


0.0217 


श्रीमती हुनवानो / खलील अहमद / 
नि . ग्राम 

0 


रास्ता 

| 0 


चकमार्ग 

0 


चकमार्ग 

| 0 


अवरार / अनवार / नि.ग्राम 

0 


| रमजानी / छिद्दा / नि . ग्राम 

0 


मौ . रफी / रईस अहमद / नि . ग्राम 

0 


सूखा / नजीरा / नि . ग्राम 

| 0 


सुनील / रामरतन / नि.खवडिया भूड़ मु . 

अनिल 

कुमार / रामरतन / नि 0 खवडिया 


भूड मु ० ओमप्रकाश / रामरतन / 
निखवडिया भूड मु 0 


3 


0 

श्रीमती शकीला बेगम / पुत्री इकबाल 

हुसैन / नि . मिलक गोशपुर तह . अमरोहा 

( 


श्रीमती फूल 

/ नि.ग्राम 

0 


बी / पत्नी मौहम्मद अजीम 


श्रीमती रजवन्त कौर पत्नी श्री हरभजन 
सिंह व श्रीमती राजविन्दर कौर पत्नी 
गुरनाम सिंह निवासीगण गाम सहरिया 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


कुल 


0.8333 


NOTIFICATION 


निकट काली माता मन्दिर हरियाणा 
पंजाब ढाबा तहसील व जिला 

मुरादाबाद , राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 
/ नि . ग्राम 

| 0 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


[ . . 11020 / 1 / 2021 / PIU - MBD / 3D ] 
राजेश गुप्ता , निदेशक 


New Delhi , the 19th October , 2022 


S.O. 4929 ( E ) . Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , S.O. No 962 ( E ) . Dated 3th March 2022 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared 
its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and operation of Connecting Bypass on the stretch 
of land from Km 0 to Km 5.8 ( DM OFFICE Moradabad ) in the district of MORADABAD in the state of 
UTTAR PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Indian Express 
( English ) " and " Dainik Jagran ( Hindi ) " both dated 30.03.2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the 
said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government . 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


State : UTTAR PRADESH 

Sr. 

No. 


1 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the Western side spur 
of Rampur - Rudrapur section connecting NH - 24 to NH - 87 bypassing Rampur town in the state of Uttar 
Pradesh Km . 0.000 to Km . 5.800 ( DM OFFICE Moradabad ) in the district of MORADABAD in the state 
of UTTAR PRADESH 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


15 


16 


17 


18 


Survey 
Number 


240 


32 


389 


Taluk : Moradabad 

Village : Barwara Khas Ahatmali 


390 


403 


8 


311 


2 


198 


755 


Type of Land 


809 


Private 


Village : Seharia 

357 Min 


Government 


Private 


Private 


Private 


Private 


3 


Private 

Village : Barwara Khas Mustahkam 


8 

481 

9 

911 

10 

921 

11 929 

Private 

12 944 

Private 

13 

| 946 

Private 

14 

948 

Private 

Village : Khabariya Bhur Ahatmali 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


District : MORADABAD 


SCHEDULE 


Common 


Nature of 
Land 


Agriculture 


4 


Agriculture 


non - agriculture | 0.0091 


Agriculture 


Agriculture 

Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Government non - agriculture 0.049 
Government non - agriculture || 0.016 
Government 

non - agriculture || 0.0008 

Agriculture 

0.0402 

Agriculture 

0.0158 

Agriculture 

0.0231 

Agriculture 

0.192 


Agriculture 


Area in 
Hectare 


Agriculture 


0.095 


Agriculture / 


0.0551 


0.0537 


0.0461 


0.062 


0.0042 


0.1192 


0.0263 


0.004 


0.0217 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Patiram / Jeevan / Ni . Gram , 
Chandrapal / Jeevan / Ni . Gram 

Uttar Pradesh Government 


Smt . Rukhsana Begum / Wife Dalveer / 
Ni Chamraua , Jameel s / o Chau Ni . 
Gram Barwara Khas Tehsil and District 
Moradabad . 


5 


| Jameel / Chau / Ni . Gram , Jahir / Chau 
| / Ni . Gram 


( 403A ) Abdul Hadi / Chhote Ni . Gram 
| ( 403B ) Naveen Parti 

Ikrar / Kallu Ni . Gram 


Smt . Husanbano / Khalil Ahmad 
Ni . Gram 

Rasta 


Chakmarg 

Chakmarg 

Abrar / Anvar / Ni . Gram 

Ramzani / Chhidda Ni . Gram 

Mohd . Rafi / Raees Ahmed Ni . Gram 

Sukha / Najira / Ni . Gram 


Sunil / Ramratan / Ni.Khabadia 
Bhud.Mu Anil kumar / Ramratan / 
Ni.Khabadia bhud . Mu omprakash / 
ramratan / Ni.khabadia bhud.mu 


Smt . Shakeela Begum / Daughter Iqbal 
Hussain / N. Milak Goshpur Teh . 
amroha 


Mrs. Fulbee w / o Mohd.Ajeem / Ni . 
Gram 


Mrs. Rajwant Kaur wife Mr. Harbhajan 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Non 
Agriculture 


TOTAL 


0.8333 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Singh and Mrs. Rajwinder Kaur wife 
Gurnam Singh residents of village 
Sahariya near Kali Mata Mandir 
Haryana Punjab Dhaba Tehsil and 
District Moradabad Rastria Rajmarg 
Pradhikaran /Ni.Gram 


[ F. No. 11020 / 1 / 2021 / PIU - MBD / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR 

VERMA 


Dyanned by MANG INUMARVERMA 
22.10.19 21505-0550 


